निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 109 ) 


18 माघ 1934 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 7 फरवरी 2013 


सं0 5 / आ0 - 102 / 03 - 39 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


संकल्प 

24 जनवरी 2013 
विषय - श्री श्यामा प्रसाद चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल , सहरसा ( सम्प्रति 

सेवानिवृत्त ) के पेंशन से 10 % ( दस प्रतिशत ) की स्थायी कटौती के आदेश को रद्द करने के संबंध में । 
___ श्री श्यामा प्रसाद चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा ( सम्प्रति 
सेवानिवृत्त ) के विरूद्ध कतिपय प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प - सह - पठित ज्ञापांक 146 दिनांक 04.04.12 
द्वारा उनके पेंशन से 10 % (दस प्रतिशत ) की स्थायी कटौती करने का आदेश निर्गत किया गया था । इस संबंध में 
माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर C . W . J. C . सं0 6487 / 2006 में पारित न्याय निर्णय दिनांक 20.07. 2012 द्वारा 
उक्त विभागीय संकल्प को निरस्त कर दिया गया है । तदनुसार उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक 146 दिनांक 04.04.12 को रद्द किया जाता है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और 
इसकी प्रति सभी संबंधितों को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिरूद्ध प्रसाद सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 109 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


